निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 390 ) 


22 श्रावण 1934 ( NO ) 
पटना, सोमवार , 13 अगस्त 2012 


वाणिज्य कर विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचनाएं 

07 अगस्त, 2012 
सं0 बिक्री - कर / विविध - 43 / 2011 / 5772 — बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 41 के 
उप - नियम ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, वाणिज्य कर अधिनियम के अधीन किसी निबंधित 
व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से राज्य के बाहर से माल मंगाये जाने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 5350, दिनांक 
05 जुलाई, 2012 में दिए गए निदेशों के अतिरिक्त निम्न निदेश निर्गत करते हैं : 
1 . किसी सम्प्रेषण के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या निम्न परिस्थितियों में विभागीय कम्प्यूटर 
प्रणाली द्वारा सृजित नहीं की जाएगी: 
( क ) आवेदक द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 या बिहार 
स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग , व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम , 1993 द्वारा अपेक्षित किसी 
सम्यक् रूप से भरे हुए विवरणी के दाखिल किए जाने में व्यतिक्रम किया गया है, अथवा 
( ख ) आवेदक द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 या बिहार 
स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग , व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 के अधीन दाखिल की 
गयी किसी विवरणी या , यथास्थिति , संशोधित विवरणी के अनुसार भुगतेय कर के भुगतान में व्यतिक्रम किया गया है, 
अथवा 
( ग) आवेदक द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 द्वारा अपेक्षित सम्यक् रूप से भरे हुए कर अंकेक्षण 
प्रतिवेदन के दाखिल किए जाने में व्यतिक्रम किया गया है, अथवा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2012 
( घ ) विभागीय अधिसूचना संख्या 5350, दिनांक 05 जुलाई, 2012 में दिए गए निदेशों के अधीन निर्गत इलेक्ट्रॉनिक 
संव्यवहार पहचान संख्या के आधार पर राज्य के बाहर से किसी विवरणी - अवधि में आयातित मालों के मूल्य ( उस अवधि 
के लिए मार्गस्थ परंतु अप्राप्त मालों के मूल्य द्वारा यथा सामंजित) से कम राशि आवेदक द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर 
अधिनियम , 2005 के अधीन दाखिल विवरणी के प्रासंगिक स्तम्भों में प्रतिवेदित की गई हो । 
2. किसी त्रैमास की समाप्ति के समय आयातित किये जानेवाले किसी माल के मार्गस्थ होने की दशा में आवेदक 


द्वारा विभागीय वेब - साईट पर उपलब्ध Goodsin transit statement अपलोड किया जाना होगा । 
3. विभागीय अधिसूचना संख्या 5350, दिनांक 05 जुलाई , 2012 के प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से मालों के आयात 
हेतु विभागीय वेब - साईट पर इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या के सृजन हेतु वेब - साईट पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक 
प्रपत्र को अंगिक्रत किया जाता है । 
4 . यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 

वाणिज्य कर आयुक्त । 
The 7th August, 2012 
___ No. BikriKar / Vividh- 43/ 2011 / 5772 — In exercise of the powers conferred by 
sub rule (2) of Rule 41 of the Bihar Value Added Tax Rule , 2005 and in addition to the 
conditions specified in Departmental Notification No. 5350, dated 5th July , 2012 the 
Commissioner is pleased to issue the following further directions with regard to import of 
goods by a registered dealer from any place out-side the State of Bihar: 
1. No electronic transaction identification number shall be generated by the 
Departmental computer systems in respect of any consignment under the following 


vers 


circumstances: 


(a) The applicant has defaulted in furnishing any duly filled in Return required by the 
Bihar Value Added Tax Act, 2005 or the Central Sales Tax Act, 1956 or the Bihar Tax on 
Entry of Goods into Local Areas for Consumption , Use or Sale Therein Act , 1993, or 
(b ) The applicant has defaulted in the payment of any tax due in terms of any Return , or 
as the case may be , revised Return furnished under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or 


the Central Sales Tax Act, 1956 or the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for 


Consumption , Use or Sale Therein Act, 1993 , or 


(c ) The applicant has defaulted in furnishing any duly filled in Tax Audit Report 
required by the Bihar Value Added Tax Act, 2005 , or 


(d ) 


The applicant has, in the relevant columns of the return filed by him under the Bihar 


Value added Tax Act, 2005 , reported a value lower than the value of goods (as adjusted by 
the value of goods in transit during the return period) imported by him under the electronic 


PER JGTC ( 31HTERUT) , 13 31ta 2012 


transaction identification number in terms of Departmental Notification number 5530 , dated 
5th July, 2012 during any return period . 
2 . In the event of any goods being in transit at the end of any quarter , the applicant 
shall upload the goods in transit statement available on the Departmental website . 
3. The electronic form available on the Department website for the generation of 
electronic transaction identification number for importing goods from outside the State of 
Bihar is being adopted for the purposes of Departmental Notification No 5350 , dated 5th 
July, 2012 . 
4 . This notification shall come into force with immediate effect. 

By order of the Governor of Bihar, 

SUDHIR KUMAR , 
Commissioner of Commercial Taxes. 


es. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Par JGIC ( 31HTETUT ) 390 -571 + 500 - STOTOUTOT 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


